: 


g 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 आषाढ़ , 1937 ( श०) 
संख्या 5 30 राँची, शनिवार 

18 जुलाई , 2 0 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 


___ 16 जुलाई, 20 15 


विषयः 


झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों का सृजन करने एवं इस संबंध में 
पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या- 9192 दिनांक 24 सितम्बर , 2014 द्वारा 
स्वीकृत पदों के प्रत्यर्पण के संबंध में । 


संख्या-6 3 5 1. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली 2002 के नियम 4 में 
संवर्ग की संख्या एवं संरचना की समीक्षा का प्रावधान किया गया है । उक्त नियमावली के 
अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर इस हेतु गठित समिति की 
अनुशंसा के आधार पर संवर्ग की संख्या एवं संरचना की समीक्षा की जानी है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 18 जुलाई, 2015 
झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदों की समीक्षा एवं चिन्हितीकरण कार्मिक, प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 6488 दिनांक 30 नवम्बर, 
2003 द्वारा किया गया है, जो अद्यतन प्रभावी है । 


झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर , अपर सचिव 
एवं समकक्ष स्तर , संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर , अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर तथा मूल कोटि उप समाहर्ता के पद सोपान में 
पदों के सृजन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 
14 फरवरी , 2015 की बैठक में विचार विमर्श के क्रम में निम्न तथ्य उभर कर आये: . 


1.(i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशासी विभाग कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग है । राज्य गठन के उपरान्त पिछले 11 वर्षों में विभाग ने 
प्रशासनिक सुधार की दिषा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है । किसी भी शासन 
व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार एक अहम् तत्व है जिसके अन्तर्गत विभिन्न सेवा/ संवर्ग 
की संरचना की समीक्षा, आवश्यकता आधारित पदों के सृजन की अनुशंसा, अकार्य पदों का 
विलोपन एवं विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण इत्यादि सम्मिलित हैं । संवर्ग 
की समीक्षा नहीं होने के कारण झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की कार्य 
क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अंतत्वोगत्वा इसका परिणाम राज्य सरकार के 
Service Delivery System पर पड़ रहा है । 


(ii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पद का चिन्हितीकरण कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6488 दिनांक 30 नवाबर , 
2003 के द्वारा किया गया था । इसके पश्चात एक बार संयुक्त सचिव स्तर के 16 पदों का 
चिन्हितीकरण हुआ था । 


(iii ) राज्य गठन के समय विभागों की संख्या 19 थी , जिसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई है । 
विभागों के कई संलग्न कार्यालय हैं तथा कुछ विभागान्तर्गत निदेशालय भी कार्यरत हैं । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 18 जुलाई, 20 15 
( iv ) नये प्रखण्ड / अंचल जिला/ प्रमण्डल के सृजन के फलस्वरूप राज्य गठन उपरांत 
इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रायः प्रखण्ड अंचल जिला/ प्रमण्डल स्तर के पदों पर 
पदों के सृजन के साथ- साथ पदस्थापन भी हो जाता है, परन्तु निदेषालय/ सचिवालय के 
स्तर पर पदों का न तो सृजन हो पाता है न ही पदस्थापन । 


( v) जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप जन- आकाक्षाओं के अनुरूप सरकारी सेवकों के कार्यों 
एवं दायित्वों में वृद्धि हुई है । कई सरकारी योजनाओं का शुभारम्भ हुआ है, जिनके 
कार्यान्वयन के क्रम में पदाधिकारियों की अल्प संख्या के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा 


( vi) किसी भी सेवा की स्वस्थ संरचना के लिए उसके विभिन्न पद सोपानों पर पदों की 
संख्या क्रमानुसार इतनी होनी चाहिए कि एक संतुलित पिरामिड का निर्माण हो । झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत पदों की कुल संख्या 1293 थी, जिसकी कोटिवार विवरणी 
निम्नवत् है: 


क्र0 पदनाम 


वेतनमान 


पदों की संख्या 


1 


विशेष सचिव कोटि एवं समकक्ष 


| 37,400 - 67, 000 ग्रेड पे- 8,900 


अपर सचिव कोटि एवं समकक्ष 


| 37, 400 - 67,000 ग्रेड पे- 8,700 


61 


संयुक्त सचिव कोटि एवं समकक्ष 


37,400 - 67,000 ग्रेड पे- 8,700 


उप सचिव कोटि एवं समकक्ष 


15,600 - 39, 100 ग्रेड पे- 7,600 


209 


अवर सचिव कोटि एवं समकक्ष 


15,600 - 39,100 ग्रेड पे- 6,600 


272 


6 


मूल कोटि 


9, 300 - 34, 800 ग्रेड पे- 5 , 400 


743 


कुल 


1293 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 18 जुलाई, 2015 
( vii ) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पद सोपानों की संरचनात्मक समीक्षा एवं पदों के 
सृजन हेतु दिनांक 02 सितम्बर, 2014 को आयोजित बैठक एवं तदनुरूप पदों का सृजन 
एवं चिन्हितीकरण निम्नवत् किया गया थाः . 


क्र0 


पद सोपान/ वेतनमान ( रू0) 


पूर्व से स्वीकृत 


प्रस्तावित पदों कुल पदों की 
की संख्या संख्या 


विशेष सचिव . 


12 


पी0बी0- 37 , 400 - 67, 000/ - ग्रेड पे0 
8 ,900 


अपर सचिव . 


15 


पी0बी0- 37, 400 - 67 , 000/- ग्रेड पे0 
8, 700 


संयुक्त सचिव 


60 


75 


पी0बी0- 37, 400 - 67, 000/- ग्रेड पे0 
8,700 


कुल 


102 


170 


( viii) उपर्युक्त तालिका में झा0प्र0से0 के विशेष सचिव, अपर सचिव एवं संयुक्त 
सचिव के पदों में प्रस्तावित अभिवृद्धि पर प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक 
में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत स्वीकृत्यादेश सं0- 9192 दिनांक 24 सितम्बर, 
2014 द्वारा निर्गत किया गया था । 


(ix ) नई सरकार के गठन के उपरान्त झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव, अपर 
सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों में अभिवृद्धि की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 
समिति एवं प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत यह पाया 
गया कि पदों के सृजन का आकलन विभागों के आकार एवं कार्यबल के अनुरूप नहीं है । 
अतः इस बिन्दु पर समीक्षोपरान्त झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के लिए आवश्यकता 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 18 जुलाई, 20 15 
आधारित पदों के सृजन पर विचार किया गया । उक्त आलोक में यह निर्णय लिया गया 
कि सभी विभागीय प्रधान सचिव , सचिव से पदाधिकारियों की आवश्यकता प्राप्त कर 
कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय । 


2. (i) कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
समीक्षा करते हुए दिनांक 06 मई , 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुनः बैठक 
आयोजित की गयी। समिति द्वारा विभागों द्वारा प्रेषित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के विशेष 
सचिव/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर । अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
स्तर/ अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर एवं मूल कोटि उप समाहर्ता के पदों के 
आवश्यकता आधारित प्रतिवेदन के आलोक में पदों में की गई अभिवृद्धि की विवरणी 
निम्नवत् है: 


क्र0 पद सोपान वेतनमान ( रू0 ) 


पूर्व से प्रस्तावित 
स्वीकृत पद पदों 


कुल पदों की | 
की संख्या 


संख्या 


विशेष सचिव . 


03 


पी0बी0- IV ( 37,400 - 67,000) ग्रेड पे0 - 8, 900 | 


अपर सचिव . 


10 


पी0बी0- IV ( 37 ,400 - 67 ,000) ग्रेड पे0 - 8,700 


संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर . 


59 


पी0बी0- IV ( 37, 400 - 67 ,000) ग्रेड पे0 - 8, 700 


4 . 


| अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर . 


209 


27 


236 


पी0बी0- III ( 15 ,600 - 39, 100 ) ग्रेड पे0- 7,600 


अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर . 


272 


20 


292 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 18 जुलाई, 2015 
पी0बी0- III ( 15,600 - 39 , 100) ग्रेड पे0- 6,600 


मूल कोटि . 


___ 735 


109 


8 


44 


पी0बी0- II ( 9, 300 - 34 , 800) ग्रेड पे0- 5, 400 


कुल 


1285 


232 


1517 


___ ( ii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर , अपर सचिव 
एवं समकक्ष स्तर तथा विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर के पदों के सृजन एवं कर्णांकन 
के संबंध में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या - 9192 दिनांक 12 सितम्बर , 2014 द्वारा 
स्वीकृत पदों का प्रत्यर्पण किया गया है । 


3. उक्त प्रस्ताव के अनुरूप विशेष सचिव स्तर के 07 पदों के सृजन पर रू0 96 , 09 , 852 / 
(छियानवे लाख नौ हजार आठ सौ बावन), अपर सचिव स्तर के 10 पदों के सृजन पर रू0 
1,32 ,78,240/ - ( एक करोड़ बतीस लाख अठहतर हजार दो सौ चालिस) , संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर के 59 पदों के सृजन पर रू0 7, 60 ,48,404/ - ( सात करोड़ साठ लाख 
अड़तालिस हजार चार सौ चार ), अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के 27 पदों के सृजन 
पर रू0 2, 22,70,140 /- ( दो करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार एक सौ चालीस) , अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 20 पदों के सृजन पर रू0 1,42 , 76, 400/ - ( एक करोड़ 
बयालिस लाख छहत्तर हजार चार सौ ) तथा मूल कोटि उप समाहर्ता के 109 पदों के 
सृजन पर रू0 6, 40 , 00,440/- ( छः करोड़ चालीस लाख चार सौ चालीस ) रूपये अर्थात् कुल 
रू0 19, 94 , 83,476 /- (उन्नीस करोड़ चैरानवे लाख तिरासी हजार चार सौ छिहत्तर ) रूपये 
प्रति वर्ष व्यय अनुमानित है । 


4. कार्मिक , प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संलेख के ज्ञापांक - 5748 दिनांक 29 जून , 
2015 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों का सृजन करने एवं इस संबंध में 
पूर्व में निर्गत स्वीकृत्योदश सं0- 9192 दिनांक 24 सितम्बर , 2014 द्वारा स्वीकृत पदों के 
प्रत्यर्पण पर स्वीकृति से संबंधित उपर्युक्त प्रस्ताव की कंडिका . 2 (i) एवं ( ii) पर दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 18 जुलाई, 20 15 
14 जुलाई , 2015 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 01 के अन्तर्गत स्वीकृति 
प्रदान की गई है । 


5. पूर्व में निर्गत एतद संबंधी पत्र/ आदेश इस संकल्प के आलोक में इस हद तक 
संशोधित समझे जायेंगे । 


6. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस0 के0 शतपथी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 530 - 50 | 


